निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1176) पटना , सोमवार , 11 दिसम्बर 2017 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

28 नवम्बर 2017 
सं० सै0क0नि0 / 01 / 09 / 2011 - 1226 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सपठित बिहार पूर्व 
सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2016 के नियम 4 के उपनियम (6 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बिहार के राज्यपाल उक्त नियमावली, 2016 के नियम 4 के अधीन भर्ती हेतु चयन का मानदंड एवं प्रक्रिया अवधारित 
करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाते है : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ । - ( 1) यह विनियमावली "बिहार सैनिक कल्याण निदेशक तथा 
जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी चयन विनियमावली, 2017 " कही जा सकेगी : 

( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा । 
( 3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 


2. बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली, 2016 के नियम 4 (1 ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा 
सैनिक कल्याण निदेशालय में निदेशक एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों की 
नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड एवं प्रक्रिया अपनायी जायेगी : 


( क ) 
( ख ) 


अन्तर्वीक्षा 
सेवा इतिहास 


- 
- 


25 अंक 
75 अंक 


सेवा इतिहास के लिए निर्धारित 75 अंको का विभाजन निम्नवत होगा : 
शौर्य पुरस्कार विजेता 

किसी युद्ध या ऑपरेशन में भाग लिया हो 
(iii ) सैन्य सेवा के दौरान उत्तीर्ण कोर्स 


ii ) 


15 अंक 
20 अंक 
10 अंक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 दिसम्बर 2017 


सैन्य सेवा में उल्लेखनीय उत्कृष्ट सेवा जैसे : 
आर्मी कमाण्डर प्रशस्ति पत्र 

- 10 अंक 
कोर कमांडर प्रशस्ति पत्र 

- 10 अंक 
यूनिट कमांडर प्रशस्ति पत्र 

- 10 अंक 

कुल - 75 अंक 

कुल अंक ( क + ख ) – 100 अंक 
उपरोक्त खंड ( ख ) ( i) में निम्नांकित शौर्य पुरस्कार सम्मिलित होगे : 
(i ) परमवीर चक्र 

अशोक चक्र 
(iii ) सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल 

महावीर चक्र 
( v ) कीर्ति चक्र 

उत्तम युद्ध सेवा मेडल 
(vii ) वीर चक्र 
( viii) शौर्य चक्र 

युद्ध सेवा मेडल 

सेना, नौसेना, वायु सेना मेडल 
( xi ) मेन्शन - इन - डिस्पैचेज 
(xii ) 

परम विशिष्ट सेवा मेडल 
(xiii) अति विशिष्ट सेवा मेडल 
( xiv ) विशिष्ट सेवा मेडल 


( vi ) 


( ix ) 


उक्त वर्णित 14 ( चौदह ) कोटि के शौर्य पुरस्कार विजेताओं के लिए 15 अंक विहित जाता है । एक बार या 
उससे अधिक बार किसी प्रकार का शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में भी विजेताओं को मात्र 15 अंक ही प्राप्त 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट, 
सरकार के अपर सचिव । 


28 नवम्बर 2017 
सं० सै0क0नि0 / 01 / 09 / 2011 / 1227, दिनांक 28 नवम्बर 2017 / अधिसूचना सं0 - 1226 दिनांक 28 नवम्बर 
2017 का संलग्न अंग्रेजी अनुवाद एतद्द्वारा बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है जो भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड - ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


The 28th November 2017 
No. SKN /01/09/2011/ 1226 — In exercise of the powers conferred under the provisio to Article 
309 of the Constitution of India read with sub rule (6 ) of Rule 4 of the Bihar Ex - defence Officer 
Service Rules , 2016 , the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Regulations to 
determine the criterion and procedure of selection for the recruitment under Rule 4 of the said Rules, 
2016. 

____ 1. Short title, extent and commencement . - (1 ) These Regulations shall be called “The 
Bihar Selection Procedure of Soldiers Welfare Director and District Soldier Welfare Officers 
Regulation 2017 ” . 

( 2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
(3 ) It shall come into force at once . 


ET TOE ( 3TATETU ) , 11 farter 2017 


2 . The following eligibility criterion and procedure shall be followed by the Selection 
Committee constituted under rule 4 ( 1 ) of The Bihar Ex -Defence Officers Service Rules, 2016 , for 
selection of Director in Sainik Kalyan Nidashalaya and District Soldier Welfare Officers in the 
District Soldier Welfare offices: 


Interview 
Service History 


25 marks 
75 marks 


The 75 marks prescribed for service history shall be divided as under: 


(i) 

i ) 


15 Marks 
20 Marks 
10 Marks 


( iii) 
(iv ) 


Gallantry Award Winners 
Taken part in War or Operation 
Course passed in Defence Service 
Exemplary Service in Defence Service : 
Army Commander appreciation letter 
Corps Commander appreciation letter 
Unit Commander appreciation letter 


10 Marks 
10 Marks 
10 Marks 
75 Marks 


Total 


Total marks (a + b ) - 100 Marks 


The following Gallantry Award shall be included in above Sub - rule (b ) (i) : 

Paramvir Chakra 
Ashok Chakra 
Sarvottam Yudh Seva Medal 
Mahavir Chakra 

Kirti Chakra 
(vi) 

Uttam Yudh Seva Medal 
(vii ) 

Vir Chakra 
( viii ) Shaurya Chakra 
(ix ) 

Yudh Seva Medal 

Sena , Nausena, Vayu Sena Medal 
( xi) Mention- in -Despatches 
( xii ) Param Vishishat Seva Medal 
(xiii) Ati Vishishat Seva Medal 

( xiv ) Vishishat Seva Medal 
Fifteen marks are prescribed for Gallantry Award Winners of above 14 ( Fourteen ) categories. 
In case of receipt of one or more than one gallantary award, the awardee shall receive only 15 


marks. 


By the order of the Governor of Bihar, 

( Sd ) - Illigible , 
Addl Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TUTT ( 3RITERU ) 1176 -571 + 200 - stodontol 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


